सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 पौष, 1937 ( श० ) 


संख्या 84 राँची, सोमवार 


21 दिसम्बर , 20 15 ( ई० ) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 

9 सितम्बर , 2015 
संख्या- 1/ सी0 - 207/ 2013 पार्ट - 1 का . . 8167 -- श्रीमती किरण कुमारी पासी , 
भा . प्र. से. ( झाः2013) का योगदान दिनांक 31 अगस्त , 2015 के पूर्वाह्न से स्वीकार करते 
हुए दिनांक 7 सितम्बर, 2015 से प्रारम्भ होने वाले आधारिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित 
होने हेतु दिनांक 04 सितम्बर , 2015 के अपराह्न के प्रभाव से विरमित किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार , 
सरकार के विशेष सचिव । 


- - - 


- - - - - 


- - - 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 8 4 – 50 | 


